रजिस्ट्री सं . डो .एल .- 33004194 


REGD . NO . D. L - 33004 / 98 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


RAPE 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 175 ] 
NO . 175) 


नई दिल्ली, मंगलवार , नवम्बर 1, 1994/ कार्तिक 10, 1916 
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 1 , 1994/ KARTIKA 10, 1916 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं . 249/ ( पो एन ) 92 -- 97 

नई दिल्ली , 1 नवम्बर, 1994 
फाइल सं . एच बी / 5/ 126/ 92 - 97 - -यथासंशोधित नियोत एवं प्रायात नीति 
1992- 97 के पैरा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश 
व्यापार एतद्वारा प्रकिया पुस्तक , 1992 - 97 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं : - -- 

( 1 ) पारशिष्ट -- 3 में क्रम सं . 31 के सामने दिये गये " क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार " कालम 

के अन्तर्गत दर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा 

जायेगा : - - 
अांध्र प्रदेश के " श्रीकाकुलम , विजिया नगरम , विशाखापट्नम , पूर्वी गोदावरी और 
पश्चिमी गोदावरी जिले " 


2499 GI / 94 


2 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


( 2 ) परिशिष्ट - 3 में क्रम सं . 31 - क के सामने दिये गये "नाम और पता " कालम 

के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा 

जायेगा : - - 
" उप महानिदेशक , विदेश व्यापार 
कुबेर भवन , 9ai तल , ई - ब्लाक , कमरा सं . 901 
एवं 902 कोठी परिसर , 
बड़ौदा -- 39001 " 


2. इस सार्वजनिक सूचना को लोकहित में जारी किया जाता है । 

__ डॉ . पी . एल . संजीव रेड्डी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 249 (PN ) |92 _ -97 

New Delhi, the 1st November, 1994 
File No. HB15 | 126 92 -- 97 . -- In exercise of the powers conferred under 
Paragraph 16 of the Export and Import Policy , 1992 - 97 as amended , the 
Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in 
the Handbook of Procedures, 1992 - 97 : --- 

( 1 ) In Appendix -III, the existing entries under the Column “ Territorial 

Jurisdiction ” against S . No. 31 , shall be substituted by the following 

entry : ------ 
" The districts of Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East 

Godavari and West Godavari of Andhra Pradesh .” 
( 2 ) In Appendix -III, the existing entries under the Column “ Name and 

Address ", against S . No . 31 - A , shall be substituted by the following 
entry : - - 
“ The Depuły Director General of Foreign Trade , 

Kuber Bhawan , 9th Floor, 

E- Block , Room No. 901 & 902, 
Kothi Compound , 

Baroda -390001. ” 
2 . This issues in public interest. 

DR . P . L . SANJEEV REDDY , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Govt . of India Press . Ring Road, Maya Puri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 1994 


